PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 1, . 2008 ( ASAR. 10, 1930 SAKA ) 


609 


कृषि विभाग 


दिनांक 24 जून , 2008 


संख्या 1280- कृ ० अ ० (3) -2008 /13787. - चूंकि , पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23 ), की 
धारा 34 की उप - धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में , मण्डी समिति, रोहतक ने, राज्य सरकार से भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का 
अधिनियम 1), के उपबन्धों के अधीन भूमि को उक्त अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर तथा उक्त भूमि के अर्जन में राज्य सरकार द्वारा 
उपगत किए गए अन्य सभी खर्चों के उक्त समिति द्वारा भुगतान पर अर्जित करने के लिए प्रार्थना की है । 


और, चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि मण्डी समिति, रोहतक द्वारा अपने खर्च पर , 
सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् कलानौर कलां से बसाना तक सड़क के निर्माण के लिए अपेक्षित है, इसके द्वारा , यह अधिसूचित किया जाता है कि 
नीचे विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


. 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों को 
उनके सेवकों तथा कर्मकारों सहित , परिक्षेत्र में , किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात, सभी अन्य 
कार्य करने के लिए, इसके द्वारा , प्राधिकृत करते हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे परिक्षेत्र में , भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में , कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में परिचालित 
दो दैनिक समाचार - पत्रों में , जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो , प्रकाशन अथवा परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से , इन में से जो भी बाद 
में हो , तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी- एवं - भूमि अर्जन कलक्टर, रोहतक के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप , यदि कोई हो , 
दायर कर सकता है । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी- एवं - भूमि अर्जन कलक्टर, रोहतक के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव तथा हदबस्त संख्या 


1. खसरा संख्या 


क्षेत्र 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


रोहतक 


रोहतक 


कलानौर कलां 


126 


106 


5/1 मिन पश्चिम 


06--07 


6/1 मिन पश्चिम 


0-06 


कुल जोड़ 0 कनाल 13 मरले 


या 


0 कनाल 13 मरले 


राज कुमार , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, 
हरियाणा सरकार, कृषि विभाग । 


610 


HARYANA GOVT . GAZ ., JULY 1, 2008 (ASAR . 10 , 1930 SAKA) 


[ PART I 


AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 24th June , 2008 
No. 1280 -Agri. Sec. (3 ) -2008/13787. Whereas, in pursuance of the provisions of Sub - section ( 1) of 
Section 34 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the Market Committee , 
Rohtak has requested the State Government to acquire land under the provisions of the Land Acquisition 
Act, 1894 (Act 1 of 1894 ), on payment by the said committee of the compensation awarded under the said Act and 
of all other charges incurred in acquiring the said land by the State Government; 

And , whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land described in the specifications below is 
needed by the Market Committee , Rohtak , at its expense, for a public purpose, namely , for the construction of 
road from Kalanaur Kalan to Basana, it is hereby notified that the land specified below is needed for the above 
purpose . 

This notification is made under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 
1894), for the information of all to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorizes 
the officers with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking , to enter upon and 
survey the land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of the land in the locality , may , within a 
period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers 
circulating in the locality of which atleast one shall be in the regional language or publicity in the locality , 
whichever is later , file an objection , if any , in writing before the District Revenue Officer -cum - Land Acquisition 
Collector, Rohtak . 

Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer - cum -Land Acquisition 
Collector, Rohtak . 

Specification 


District 


Tehsil 


Area 


Village and 
Hadbast Number 


Khasra 
Number 


Kanal 


Marla 


2 


ܝܚ 


3 


4 


5 


Rohtak 


Rohtak 


Kalanaur Kalan 

126 


106 
5/1 min west 


0-07 


6/1 min west 


0-06 
Total Area 0-13 or 


0 Kanal 13 Marla 


RAJ KUMAR , 
Finanıcial Commissioner and Principal Secretary 
to Government, Haryana, Agriculture Department. 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक सर्कल 


fetich 16 07 , 2008 


HOA 28 3170g / 199 /V11/24. - 7f- , ERAT TOIC TE GRI, AR, R100 
प्रयोजन हेतु लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) रैस्ट हाऊस, राई, गांव असावरपुर, हदबस्त क्रमांक 71, तहसील व जिला सोनीपत द्वारा 
31feat HH 28 311050 /199 / IV /21, ferich 23 Jan , 2007 GRT yearfers T 37a : TE eta Post GGTĀ Post 
विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । 


$ 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 1 , 2008 ( ASAR. 10 , 1930 SAKA) 


611 


यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है, जो इससे 
सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन उप मण्डल अधिकारी (सिविल) एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, गन्नौर को उक्त 
भूमि के अधिग्रहण हेतु आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 


पहले यह आदेश जिल राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, सोनीपत को उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु आदेश लेने के लिए 
निर्देश अधिसूचना दिनांक 13 नवम्बर , 2007 के द्वारा दिये गये थे। चूंकि , यह पद इस समय खाली है, अत: इस नये आदेश के लिए दोबारा 
अधिसूचना जारी की जाती है । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण उप मण्डल अधिकारी (सिविल) एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, गन्नौर या कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल 
नं 0 2, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क शाखा), सोनीपत के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


किला संख्या 


क्षेत्रफल 


हदबस्त 
संख्या 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


सोनीत 


सोनीपत 


असावरपुर 


71 


99 


3 


5 


101 


2 


12 


कुल 


5 


17 


( हस्ता.).. , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
रोहतक परिमण्डल, लोक निर्माण विभाग, 

( भवन तथा मार्ग शाखा), रोहतक । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ), ROHTAK CIRCLE 


The 16th June , 2008 


No. 28/ RA/199 / VII/ 24. - Whereas , the Governor of Haryana is satisfied thatland described in the 
specification below is needed by Government at public expense, for a public purpose, nately, for PWD ( B & R ), 
Rest House , Rai, Village Asawarpur, Hadbast No. 71, Tehsil and District, Sonipat for whih Notification No. 281 
RA/199/IV/ 21, dated 23rd July, 2007 under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894las been published. It is 
hereby declared that the land described in the specification below is required for the oresaid purpose. 


This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land cquisition Act, 1894 for 
information of all to whom it may concern and under the provisions of Section 7 ofhe said Act. Sub Divisional 
Officer (Civil)-cum - Land Acquisition Collector, Ganaur is hereby directed to take fier for the acquisition of the 
said land . 


Earlier District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector , Sonipa las directed to take order vide 
notification dated the 13th November , 2007. As now that post is lying vacant , nce , this is being re - notified . 


Plan of the land may be ispected in the office of Sub Divisional Ocer (Civil )-cum -Land Acquisition 
Collector, Ganaur and Executive Engineer, Provincial No. II , PWD ( B & R Fi.ch ), Sonipat. 


612 


HARYANA GOVT . GAZ ., JULY 1 , 2008 ( ASAR. 10, 1930 SAKA) 


[ PART I 


Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Area 


Hadbast 
Number 


Description of 
Land/ Kila No. 


Kanal 


Maria 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


Sonipat 


Sonipat 


Asawarpur 


71 


99 


3 


5 


101 


2 


12 


Total 


5 


17 


( Sd .)..., 


Superintending Engineer, 

Rohtak Circle , PWD (B & R Branch ), Rohtak . 
लोक निर्माण विभाग 


.... 


( भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी वृत्त 


दिनांक 23 जून, 2008 


संख्या 712.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील 
चरखी दादरी, जिला भिवानी में दादरी - छुछकवास सड़क से देवी ढ़ाणा मन्दिर सड़क तक सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । अतः 
यह घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इससे सम्बन्धित 
हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध के अधीन भूमि अर्जन समाहती लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी 
को उक्त भूमि हेतु आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भूमि अर्जन सहामती, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी और कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय 
मण्डल , चरखी दादरी के समक्ष दायर कर सकता है । 


. 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ 


क्षेत्रफल 


हदबस्त 
नं ० 


मुस्तील नं ० 


किला नं ० 


गांव 


एकड़ में 


भिवानी 


चरखी दादरी ढाणी फौगाट 


166 


1.21 


1207 


17/2/5 मिन , 17/2/4 मिन, 
17/2/1 मिन , 17/2/2 मिन, 


17/2/3 मिन 


1208 

17/2 मिन 
1240 

19 मिन 
1243 

20 मिन , 21 मिन 
1209 

22 मिन 
1210 

22 मिन 
सभी खसरा नम्बर मिन हैं जिनकी मौके पर डिमारकेशन की 
गई है । 


( हस्ता.)... , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
भिवानी परिमण्डल (भवन एवं सड़क शाखा), भिवानी । 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 1, 2008 ( ASAR. 10, 1930 SAKA ) 


613 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ), CIRCLE BHIWANI 

The 23rd June, 2008 


, 


No. 712.-- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that land below is needed by the Government at 
public expenses, for a public purpose, namely, constructing a road from Dadri Chuchakwas to Devi Dhana Mandir 
Road in Tehsil Charkhi Dadri , District Bhiwani. It is therefore hereby declared that the land described in the 
specification below is required for the aforesaid purpose . 

This declaration is made under the provision of Section 6 of Land Acquisition Act, 1894 for information of 
all to whom it may concern and under the provision of Section 7 of the said Act the Land Acquisition Collector , 
Haryana , P.W.D. (B & R Branch ), Bhiwani is hereby directed to take order for the acquisition of the said land . 

Plans of land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector P.W.D. (B & R , Branch ), 
Bhiwani and Executive Engineer, Provincial Division , Charkhi Dadri. 

Specification 


District Tehsil 


Killa Nos. 


Locality / 
Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


Khasra 
No. 


Bhiwani Charkhi 


Dhani 


166 


1.21 


1207 


17/2/5 Min, 17/2/4 Min, 
17/2/1 Min, 17/2/2 Min , 


Dadri 


Phogat 


17/2/3 Min 


1208 


17/2 Min 


1240 


19 Min 


1243 


20Min, 21 Min 


1209 


22 Min 


1210 


22 Min 


All Khasra Nos . and Min are as demarcated 
at Site. 


( Sd.)..., 


Superintending Engineer , 
Bhiwani Circle , PWD ( B & R Branch ), Bhiwani. 


सिंचाई विभाग 

उद्घोषणा 

दिनांक 17 जून , 2008 
क्रमांक 7424/41- डब्ल्यू0/ 9 एम०. --चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि सरकार को निम्नलिखित वर्णित भूमि, सरकार 
द्वारा , सरकारी खर्चेपर, सार्वजनिक परियोजन के लिए न्यू बडेसरा माईनर की आर० डी ० 0 से 16000- टेल तक के निर्माण हेतु जो कि जूई फिडर 
की आर० डी ० 64700- बाएं ओर निकाली जानी है जो कि गाँव धनाना व बडेसरा , तहसील व जिला भिवानी हेतु भूमि अपेक्षित है । इसके द्वारा 
अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वर्णित भूमि उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए अपेक्षित है ! 

इसके लिए एक अधिसूचना धारा 4, हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग क्रमांक 12369/ 41 - डब्ल्यू ०/9 एम ०, दिनांक 4 अक्तूबर , 2007 
(सिंचाई विभाग द्वारा हरियाणा सरकार के गजट में हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी गई है । 

एतद्द्वारा, यह उद्घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि की उपर्युक्त कार्य हेतु आवश्यकता है । सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम 
यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की व्यवस्थाओं के अधीन जारी की जाती है । 

भूमि की योजनाओं का निरीक्षण जिला भूमि अर्जन अधिकारी, भिवानी के कार्यालय एवं कार्यकारी अभियन्ता, भिवानी जल सेवाएं मण्डल , 
भिवानी में किया जा सकता है । 


614 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 1 , 2008 ( ASAR. 10 , 1930 SAKA) 


[ PARTI 


विशिष्टियां 


तहसील 


परिक्षेत्र 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 


रैक्टेंगल 


किला नं ० 


क्रम जिला 
संख्या 


नम्बर 


एकड़ में 


नम्बर 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 . 


भिवानी 


भिवानी 


धनाना 


52 


10.07 


58 


21, 22 , 23, 24, 25 


61 


1 , 2, 3, 4, 5 


410 


रास्ते 


441 


60 


16, 17, 18, 23, 24, 25 


59 


20 , 21 , 22, 23 


113 


2 , 3, 4,5 


114 


1/1, 1/2, 2, 3, 4 , 5,6,7,8 


115 


10, 11 , 20 , 21 


. 


116 


1 , 10 


2 . 


भिवानी 


भिवानी 


बडेसरा 


53 


7.76 


3 


9 , 10, 11, 12 , 13, 18, 19, 23, 24 


7 


10 , 11 , 12 , 18, 19, 20 , 22 , 23 


8 


4,5,6, 15 


रास्ते 


570 , 277/5 


21 


3 , 4 , 6 , 7 , 14, 15 , 16 


22 


11, 19 , 20 , 21 , 22 


, 


30 


2/1 , 2/2 , 3/1 , 3/2/1 , 3/2/2, 4/1 , 4/2 , 
5 / 1,5/ 2 , 6/1, 6/2, 7/1 , 7/2, 8/1 , 8 / 2,9 


29 


1 , 2 , 3, 4 , 5/1, 5/2, 6, 7 , 8 , 9 , 10 


28 


1 , 9/1 , 9/2, 10/1 , 10/2, 11, 12, 13, 
16/1 , 17, 18, 24/1 , 25 


57 


5 / 1,6/ 1 , 15/1, 16/1 , 25/1 


27 


21 


58 


10, 11 , 20, 21 


60 


1 , 10, 11 , 20 , 21 


61 


5/2, 6, 15 , 16, 25 


92 


1 , 10/1 , 10/2 


91 


5,6 


रास्ते 


630/6 


रास्ते 28/ 25-2 करम 
और सामान्य: पूर्व से पश्चिम की दिशा में से गुजरती है 
जैसा कि इंडैक्स प्लान में दर्शाया गया है । 

आदेशानुसार राज्यपाल, हरियाणा 


ए ० सी ० सांघी, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी । 


PARTI 


HARYANA GOVT: AGAZ ., JULY 1, 2008 ASAR : 10 , 1930 SAKA ) 


615 


IRRIGATION - DEPARTMENT 

DEELARATION 

The 17th June , 2008 
No. 7424 /41- W19M . - Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land described in the 
specification mentioned below is needed urgently by the Government, at public expenses, for public purpose . 
namely , for the land to be proposed to be acquired for constructing of New Badesra Minor from 
RD 0-16000 Tail off- taking at RD 64700 - L Jui Feeder in Village Dhanana & Badesra , Tehsil and Distirct Bhiwani. 
It is hereby notified that the land in the locality described below is needed for the above purpose . 
i voli For which Harýarta Goverment Irrigation Department notification No. 12369/ 41-W / 9M , dated 4th October, 

2007 has been published under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ). It is hereby declared 
_thal land in the locality described below is needed for the above purpose. 

11: This declaration is inado únder the provision of Section 6 of Land Acquisition by 1894 ( Agot I nF 18011 
for information of all to whom it may be concern . 

Pians of the land may be inspected in the office of the Land Acquisiton Collector, Bhiwani and Executive 
Engineer, Bhiwani Water Services Division , Bhiwani. 
...ugoj 9 ? !DASI. Qui 

Specifications 


: 


District 


Tehsil 


Village 


Sr. 
No. 


Boundary /Field No. 


Hadbast 
No. 


Arca in 
Acres 


Rectangle 
No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


i . 


Bhiwani 


Bhiwani 


Dhanana 52 


10.07 


58 


61 


Path No. 


21, 22 , 23 , 24 , 25 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 
4100 
441 
16 , 17 , 18 , 23 , 24 , 25 
20 , 21, 22 , 23 
2 , 3 , 4 , 5 
1/1 , 1/2 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6. 7 , 8 


60 


59 


113 


. 


114 


115 


10 , il, 20 , 21 


116 


1 , 10 


2 . 


Bhiwani 


Bhiwani 


Badesra 


53 


7.76 


( Contd .) 


3 

9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 18 , 19 , 23 , 24 
7 

10 , 11 , 12 , 18 , 19 , 20 , 22 , 23 
8 ... 4 , 5 , 6 , 15. 
Path No. 570, 27715 
21 --- 3, 4 , 6 , 7,-14 , 15 , 16 
22 . 11; 19, 20 , 21, 22 
30 72/1 , 2/2 , 3/1, 3/2/1 , 3/2/2 , 4/1 , 

4/2 , 5/1 , 5/2 , 6/1, 6/2 , 7/1 , 7/2 , 

8/1, 8/2 , 9 
29 

1 , 2 , 3, 4 , 5/1 , 5/2 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 
28 

1 , 9/1 , 9/2 , 10/1, 10/2 , 11, 12 , 13 , 

16/1, 17, 18 , 24/1, 25 
57 

5/1 , 6/1, 15/1 , 16/1 , 25/1 


27 


21 


58 


10 , 11, 20 , 21 


60 


1 , 10, 11 , 20 , 2 ! 


616 


HARYANA GOVT . GAZ., JULY 1 , 2008 ( ASAR. 10, 1930 SAKA) 


[ PARTI 


2 


3 


5 


hit 


" 6 15 1675 


( Concld . ) 


92 


1 , 10 /i , 10/2 


91 


5,6 


Path No. 


630/6 


Path No. 28/ 25-2 Karam 
And generally laying in the direction from 
East to West as demarcated shown in the 
Index Plan 


------Prem 


-------- 


ithili Of Thtrial 


A.C. SANGHI, 
Superintending Engineer , 
Yamuna Water Services Circle , Bhiwani. 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा सड़क शाखा) रेवाड़ी, वृत्त झज्जर 

दिनांक 2 मई , 2008 


संख्या आर० ए० 02: 8.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूनि सरकार द्वारा प्रायोजन नामतः निर्माण सड़क , 
रेवाड़ी- झज्जर रोड से रेकर्ड कारनौल रांड वाया रेवाड़ी -दादरी रोड ,जिला रेवाड़ी के लिए ली जानी अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन इन सबके लिए जारी की गई है जिनसे यह सम्बन्धित 
हो । 

उपरोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों का जो फिलहाल अपने कर्मचारियों तथा 
कारिन्दों के साथ काम लगे हुए हैं । इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने में और अन्य सभी कार्यों को करने क लिए प्राधिकृत करते 
हैं जो उस धारा द्वारा अपेक्षित व अनुमत्य है । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे इलाके में किसी भूमि के अधिग्रह , के सम्बनध में कोई आक्षेप हो तो इस आधेसूचना के प्रकाशन के 30 दिन 
के अन्दर भूमि अभिग्रहण समाहर्ता. लोक निर्माण विभाग , भवन तथा नार्ग शाखा, भिवानी के सम्मुख लिखित रूप में दायर कर सकता है । 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र गांव 


क्षेत्रफल 


खसरा नम्बर 


हददस्त नम्बर 


2 


3 


4 


5 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


गोकलगड़ 


10.62 


96 


21/1 , 21/2 , 22/1 . 22 : 2 . 22/3, 22/4, 23 


हदबस्त नं 0 119 


एकड़ 


97 


21 , 22. 23 , 24, 25 


- 


98 


21 , 22, 23.24.25 


106 


6 


107 


1 , 3/1 , 3/2 . 4 , 5. 6, 7. 8 , 9. 10 


108 


1 , 2/1, 2,2, 3, 4 , 5. 6. 7. 8/1. 8/ 2.9, 
10/1 , 10/2, 26 


109 


1,2,3,4,7,8.9, 10 , 26 


. 


खसरा नं 0 192, 541, 545 


PART II 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 1, 2008 ASAR . 10 , 1930 SAKA ) 


७ 


1 


2 


3 . 


4 


5 


रेवाडी . 


रेवाड़ी 


14.71 


10 


25 


कालुवास 

.. 
हदबस्त नं 0 118 


एकड़ 


14, 15 , 16, 17 , 18/1 , 18/2, 19/1 , 
19/2/1 , 19/2/2 , 191213, 20/1 , 22, 
21, 22 , 23/1 , 23/2 , 24, 25/1 , 25/2 


12 


3/1 , 3/2, 4 , 5 , 6, 7 , 8, 9/1 , 9/2, 10, 11 , 
12 , 13/1 , 13/2 , 14 , 15 , 19, 20 


16 


1/1 , 1/2, 1/3, 2, 3, 10/1 , 10/2 


2 , 3, 4 , 5 / 1,5/ 2, 6 , 7 , 8 , 9/1 , 9/2, 
: 001 , 10/2 107 ! 

1. 12/1 . 12121073, 
13, 14 , 20, 26 


18 


14, 15 , 16, 17/1 , 17/2, 25 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


2.46 


21 


17/1 , 23/2 , 24, 25 


हदबस्त नं 0 125 


एकड़ 


52 


2 , 3, 4/1, 4/ 2,5 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


चांदावास 


9 


24/1 , 24/ 2,25 


17.97 
एकड़ 


हदबस्त नं ० 117 


10 


18/2/1 , 18/2/2, 19/1/1 , 19/1/2 , 19/2, 
20 , 21, 22/1 


11 


1,2/1 , 10/2 


12 


4/1 , 4/2 , 5, 6 , 7 , 8/1/1, 8/2/2, 9/2 , 
11/1 . 11/2 , 12 , 13/1 , 13/2/1 , 14/2, 
15/ 2,17/ 2 , 18/1 , 18/2, 19, 20 , 21 , 22, 
23/1 


13 


16, 17/1 , 17/2, 23, 24/1 , 24/2 , 25 


17 


14 , 15 , 16 , 17, 18, 19 , 21 , 22 , 23, 24, 25 


18 


1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13 , 
14/1 , 18/2, 19, 20, 21 


19 


1 , 2/1 


25 


1/1 


26 


1 , 2, 3, 4 , 5 , 7/2, 8 , 9/1/1 , 9/1/2, 9/2 . 
10/1 , 10/2 , 11/1 , 11/2, 11/3 , 12/1 , 
12/2, 12/3, 12/4, 13/1 , 26 


27 


4, 5/1, 5/2/1, 5/2/2, 6/1, 6/2, 6/3 


रेवाडी 


रेवाड़ी 


कानमांजरा " 


9.80 


2.5 , 


16/1 , 16/2, 24/ 1,24/ 2,25/ 1 , 25/2 


.. 


6 


हदबस्त नं 0 126 
( जारी) 


4 , 6, 7 , 8, 9/1/1 , 9/1/2, 9/2 , 11/1 , 
11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 13/1 , 13/2 , 
13/3, 14, 15/1 , 15/2, 16 , 17/1 , 17/2 , 
18, 19, 20/1, 20/2 , 20/3 , 21/1, 21/2 , 
22/1 , 22/2 , 23, 24 


618 


HARYANA 


GOVT. GAZ ., JULY 1, 2008 ( ASAR. 10 , 1930 SAKA) 


[ PARTI 


-- 


2 


3 


4 


5 


श्फाड़ी 


8.80 


? 


हदर्बस्त नं 0 126 


एकड़ 


10 


1/1 , 1/2, 2/1 , 2/2, 3, 9/1 , 9/2 , 10 


( समाप्त) : 


11 


2, 3/1 , 3/2, 4 , 5 , 6, 7/1 , 7/2, 8/1 , 8/2, 
8/3, 9 , 14, 15/1, 15/2, 18, 27 


खसरा नं 0 26, 27 , 28 , 32, 36, 37 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


साहनवास 


21.24 


3 


20 , 21 


11130 


ए in 


4 


16, 17 , 23/1. 23/2, 23/ 3,24,245 


- 


11 


16, 17 , 24 , 25 


12 


2, 3, 4/1 , 4/2, 5/1 , 5/2 , 6/1 , 6/2 , 7 , 8 , 
9/1, 9/2 , 10 , 11 , 12, 13, 14, 18/1 , 18/2, 
19, 20, 21/1, 21/2, 22 


- 


13 


1 , 10 


14 


7 


15 


3/1 , 3/2 , 3/3/1 , 3/3/2 , 4 , 5/1 , 5/2 , 5/3 , 
6, 7 , 8 , 9, 10, 11 , 12/1 , 12/2 , 13. 14, 
17 , 18, 19, 20 , 21/1 , 21/2, 22 , 23/1 , 
23/2 


16 


- 


16/1, 16/2, 16/3, 17, 24/1 , 24/2 , 
25/1/1 , 25/1/2 , 25/2 


19 


25 


20 


3, 4/1 , 4/2, 5, 6/1 , 6/2, 7, 8/1/1, 8/1/2 , 
8/2, 8/3, 9 , 11/1 , 11/2 , 12/1 , 12/2 , 
12/3, 13/1/1 , 13/1/2, 13/1/3, 13/2/1 , 
13/2/2, 13/2/3, 14/1, 14/2, 14/3. 17/1 , 
17/ 2,18/ 1 . 18/2, 19, 20 , 21, 22, 23 


21 


1 , 2/1 , 2/2 , 10 


27 


1 , 2, 3,8,9,10,11 / 1 , 11/2, 12, 13, 18 , 
19/1, 19/2, 20, 21, 22 


28 


5/1 , 5/2 , 5/3 , 6/1 , 6/2, 15, 16, 25 


कुल योग - 76.80 एकड़ 


खसरा नं044, 193/1, 193, 194 और जैसा कि मौका 
व सजरा प्लान पर अंकित किया गया । 


स 


... 


( हस्ता.)... , 

अधीक्षक अभियन्ता , 
लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क शाखा). 

झज्जर वृत्त, रेवाड़ी । 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 1, · 2008 (ASAR . 10 , 1930 SAKA ) 


619 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING & ROALS BRANCH ) REWARI 


( JHAJJAR CIRCLE ) 


The 2nd May , 2008 


No. RA 02/8. - Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be required to be 
taken by Government at Public expense, for a public purpose , namely , construction of road from Rewari-Jhajjar 
road to Rewari-Narnaul road via Rewari- Dadri road in Rewari District. 


It is hereby notified that the land in locality described below is likely to be acquired for the above purpose . 

This notili shepulis machen under the provision of Normat of the Land Acquisiton Act, 1894 for information 
of all to whom it ini ; Utiler . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased to authorize 
the officers, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and 
survey and any land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality , may file within 
30 days of the publication of this notification an objection in writing before the Land Acquisition Collector, 
P.W.D. ( B & R Branch ) , Bhiwani. 


Specifications 


District 


Tehsil 


Khasra No./Kila No. 


Locality /Village 
Hadbast No. 


Area in 
Acres 


2 


3 


4 


5 


Rewari 


Rewari 


10.62 


96 


Gokalgarh 
Hadbast No. 119 


21/1, 21/2 , 22/1 , 22/2 , 22/3 , 22/4 , 23 
21, 22 , 23, 24 , 25 


Acres 


97 


98 


21, 22 , 23 , 24 , 25 


106 6 


107 1,3/ 1, 3/2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 


108 1, 2/1 , 2/2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8/1, 8/2 , 9 , 

10/1 , 10/2 , 26 
109 1, 2 , 3, 4 , 7 , 8 , 9 , 10 , 26 
Khasra No. 192-541-545 


Rowari 


Rewari 


Kaluwas 


14.71 


10 


25 


Hadbast No. 118 


Acres 


Il 


14 , 15 , 16 , 17, 18/1, 18/2 , 19/1 , 
19/2/1 , 19/2/2 , 19/2/3 , 20/1 , 20/2 , 
21 , 22, 23/1 , 23/2 , 24 , 25/1, 25/2 


12 


3/1, 3/2 , 4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9/1, 9/2 , 10 , 11 , 
12 , 13/1 , 13/2 , 14 , 15 , 19 , 20 


16 


17 


1/1, 1/2 , 1/3 , 2 , 3, 10/1, 10/2 
2 , 3 , 4 , 5/1 , 5/2 , 6 , 7 , 8 , 9/1 , 9/2 , 
10/1 , 10/2 , 10/3 , 11. 12/1 , 12/2 , 12/3 , 
13 , 14 , 20 , 26 


18 


14 , 15 , 16 , 17/1 , 17/2 , 25 


Rewari 


Rewari 


Rewari 


2.46 


21 


17/1 , 23/2 , 24 , 25 


Hadbast No. 125 - 


Acres 


52 


2 , 3 , 4/1 , 4/2 , 5 


620 


HARYANA GOVT. GAZ., JULY 1, 2008 (ASAR . 10 , 1930 SAKA) 


( PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


Rewari 


Rewari 


17.97 


9 


Changawas 
Hauvast iNO . IST 


Acres 


10 


24/1 , 24/2 , 25 
181211 , 18/2/2 , 1911/1, 19,172 , 1912 , 
20, 21 , 22/1 


11 


1 , 2/1, 10/2 


12 


4/1 , 4/2 , 5 , 6 , 7 , 8/1/1 , 8/2/2 , 9/2 , 
11/1 , 11/2 , 12 , 13/1 , 13/2/1 , 14/2 , 
15/2 , 17/2 , 18/1 , 18/2 , 19 , 20 , 21, 22 , 
23/1 


13 


16 , 17/1, 17/2 , 23 , 24/1, 24/2 , 25 


17 


14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 21, 22 , 23,24 , 25 


18 


1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11, 12 , 13 , 
14/1 , 18/2 , 19 , 20 , 21 


19 


1 , 2/1 


Z5 


1/1 


26 


1 , 2 , 3, 4 , 5 , 7/2 , 8 , 9/1/1 , 9/1/2 , 9/2 , 
10/1 , 10/2 , 11/1 , 11/2 , 11/3 , 12/1 , 
12/2 , 1273 , 12/4 , 13/1 , 26 


27 


4 , 5/1 , 5/2/1 , 5/2/2 , 6/1 , 6/2 , 6/3 


Rewari 


Rewari 


9.80 


5 


Kan Majra 
Hadbast No. 126 


Acres 


6 


16/1 , 16/2 , 24/1 , 24/2 , 25/1 , 25/2 
4 , 6 , 7 , 8 , 9/1/1, 9/1/2 , 9/2 , 11/1 , 
1172 , 1173 , 12/1 , 12/2 , 13/1 , 13/2 , 
13/3 , 14 , 15/1 , 15/2 , 16 , 17/1, 17/2 , 
18 , 19 , 20/1 , 20/2 , 20/3 , 21/1 , 21/2 , 
22/1 , 22/2 , 23, 24 


7 


11 


10 


11 


1/1, 1/2 , 2/1 , 2/2 , 3, 9/1, 9/2 , 10 
2 , 3/1 , 3/2 , 4 , 5 , 6 , 7/1 , 7/2 , 8/1, 8/2 , 
8/3 , 9 , 14 , 15/1 , 15/2 , 18 , 27 


Khasra Nos . 26 , 27, 28 , 32 , 36 , 37 


Rewari 


Rewari 


21.24 


3 


Saharanwas 
Hadbast No. 130 


20, 21 
16 , 17 , 23/1, 23/2 , 23/3, 24 , 25 


Acres 


4 


( Contd . ) 


16 , 17 , 24 , 25 


12 


2 , 3 , 4/1, 4/2 , 5/1, 5/2 , 6/1 , 6/2 , 7 , 8 , 
9/1 , 9/2 , 10 , 11, 12 , 13 , 14 , 18/1, 18/2 , 
19 , 20 , 21/1 , 21/2 , 22 


- 


13 


1 , 10 


14 


1 


15 


3/1, 3/2 , 3/3/1 , 3/3/2 , 4 , 5/1 , 512 , 5/3 , 
6 , 7, 8 , 9 , 10 , 11, 12/1 , 12/2 , 13 , 14 , 
17 , 18, 19 , 20 , 21/1 , 21/2 , 22, 23/1 , 
23/2 


16 


16/1 , 16/2 , 16/3 , 17 , 24/1 , 24/2 , 
25/1/1 , 25/1/2 , 25/2 


PART I ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., JULY 1 , 2008 ( ASAR. 10 , 1930 SAKA) 


621 


. 


1 


2 


3 


4 


5 


Rewari 


Rewari 


Saharanwas 


21.24 


19 


25 


Acres 


20 


Hadbast No. 130 
( Concld. ) 


3, 4/1 , 4/2 , 5 , 6/1 , 6/2 , 7, 8/1/1 , 8/1/2, 
8/2 , 8/3, 9 , 11/1 , 11/2 , 12/1 , 12/2 , 
12/3, 13/1/1 , 13/1/2 , 13/1/3 , 13/2/1 , 
13/2/2, 13/2/3, 14/1 , 14/2, 14/3, 17/1 , 
17/2, 18/1 , 18/2, 19, 20, 21 , 22 , 23 


21 


1,2/ 1 , 2/2 , 10 


27 


1 , 2 , 3, 8 , 9, 10 , 11/1 , 11/2 , 12 , 13, 18 , 
19/1 , 19/2 , 20, 21 , 22 


28 


5/1 , 5/2, 5/3 , 6/1 , 6/2 , 15 , 16, 25 


Grand Total : 76.80 

Acres 


Khasra No. 44 , 193/1 , 193 , 194 & as. 
demarcated at site & shown on Sazara 
plan. 


( Sd. )..., 


Superintending Enginner, 
Jhajjar Circle, P.W.D. ( B & R Branch), Jhajjar 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा) झज्जर वृत्त 


शुद्धिकरण 


दिनांक 23 मई, 2008 
संख्या आर ० ए ० 02/9. - लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा) द्वारा जारी कराई गई अधिसूचना धारा 4 
क्रमांक आर ० ए० 02/03, दिनांक 17 जनवरी , 2008 जो हरियाणा सरकार के साधारण राजपत्र में दिनांक 5 फरवरी, 2008 को 2 लेन रेल 
ऊपरगामी पुल दिल्ली- भटिंडा रेल मार्ग, रेल मार्ग फाटक संख्या 23- सी 29/2-3 किलोमीटर में बहादुरगढ़-नाहरा रोड बहादुरगढ़ के लिए प्रकाशित 
हुई हैं , जिनमें नीचे दर्शाए गए शुद्धिकरण किए गए हैं : 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 


गांव हदबस्त नं ० 


1 


2 


3 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


परनाला 


हदबस्त नं ० 36 


संख्या 


सम्पत्ति / 


राजपत्र दिनांक 5-2-2008 के अनुसार 

मालिक का नाम 


किए गए वास्तविक शुद्धिकरण 


मकान नं ० 


राजपत्र दिनांक 
5-2-2008 के 
अनुसार क्षेत्रफल 

( लगभग) 


13 


5/529 


श्री घनशाम पुत्र श्री सुबे सिंह 


28.75 


मालिक का नाम श्री सम्पर्ण सिंह पुत्र श्री 
पृथी सिंह पढ़ा जाए । 


622 


HARYANA GOVT . GAZ ., JULY 1 , 2008 ( ASAR. 10, 1930 SAKA ) 


[ PARTI 


संख्या 


सम्पत्ति 


राजपत्र दिनांक 5-2-2008 के अनुसार 

मालिक का नाम 


किए गए वास्तविक शुद्धिकरण 


मकान नं ० 


राजपत्र दिनांक 
5-2-2008 के 
अनुसार क्षेत्रफल 


( लगभग ) 


14 


5/528 


श्री जगदेव सिंह पुत्र श्री आनंद सिंह 


15.14 


मालिक का नाम 14 , श्री जगदेव सिंह 
पुत्र श्री आनन्द सिंह 


14( क) श्री राम चन्द्र पुत्र श्री मक्खन सिंह 
14( ख) श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह 
पढ़ा जाए । 


17 


5/502 


श्री बलजीत 

पुत्र 


श्री 


रण सिंह 


18.03 


मालिक का नाम श्रीमती तारावती धर्मपत्नी 
श्री बलजीत सिंह पढ़ा जाए । 


18 


5/497 


श्री राजेश पुत्र श्री बिजेन्द्र 


18.26 


मालिक का नाम श्रीमती राजेश देवी धर्मपत्नी 
श्री बिजेन्द्र सिंह पढ़ा जाए । 


26 


5/465 


श्री बस्ती राम पुत्र श्री राजे राम 


25.78 


मालिक का नाम श्रीमती संतरा देवी धर्मपत्नी 
श्री बस्ती पदा जाए । 


40 


7/931 


श्री कर्णसिंह पुत्र श्री सुख लाल 


14.52 


मालिक का नाम श्री नारायण पुत्र 
श्री जोधा राम पढ़ा जाए । 


48 


7/862 


श्री सुरज भान पुत्र श्री नेकी राम 


6.66 


क्षेत्रफल 4.95 वर्गगज पढ़ा जाए जोकि 
क्रमांक नं057 पर अंकित है । 


49 


7/865 


श्रीमती भरपाई देवी धर्मपत्नी श्रीधारे सिंह 


5.65 


क्षेत्रफल 3.78 वर्गगज पढ़ा जाए जोकि 
क्रमांक नं 0 56 पर अंकित है । 


50 


7/867 


श्री स्वराज सिंह पुत्र श्री हनुमंत सिंह 


4.97 


क्षेत्रफल 11.37 वर्गगज पढ़ा जाए जोकि 
क्रमांक नं055 पर अंकित है । 


51 


7/867 


श्री स्वराज सिंह पुत्र श्री हनुमंत सिंह 


3.36 


मालिक का नाम श्री दया चंद पुत्र श्री 
डुंगर सिंह पढ़ा जाए । 


क्षेत्रफल 4.44 वर्गगज पढ़ा जाए जोकि 
क्रमांक नं054 पर अंकित है । 


52 


प्लाट 


श्री रमेश 

पुत्र 


श्री कर्ण सिंह 


7.44 


क्षेत्रफल 3.84 वर्गगज पढ़ा जाए जोकि 
क्रमांक नं 053 पर अंकित है । 


53 


प्लाट 


श्री राम चन्द्र पुत्र श्री लखी राम 


3.84 


क्षेत्रफल 7.44 वर्गगज पढ़ा जाए जोकि 
क्रमांक नं 0 52 पर अंकित है । 


54 


प्लाट 


श्रीमती रिसलो धर्मपत्नी श्री राम कुमार 


4.44 


मालिक का नाम श्रीमती रिसाल देवी धर्मपत्नी 
श्री राम कुमार पढ़ा जाए । 


क्षेत्रफल 3.36 वर्गगज पढ़ा जाए जोकि 
क्रमांक नं 0 51 पर अंकित है । 


55 


7/874 


श्रीमती बसन्ती देवी धर्मपत्नी श्री राम चन्द्र 


11.37 


क्षेत्रफल 4.97 वर्गगज पढ़ा जाए जोकि 
क्रमांक नं 0 50.पर अंकित है । 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., JULY 1 , 2008 ( ASAR. 10, 1930 SAKA) 


623 


संख्या 


राजपत्र दिनांक 5-2-2008 के अनुसार 

मालिक का नाम 


किए गए वास्तविक शुद्धिकरण 


सम्पत्ति/ 
मकान नं ० 


राजपत्रदिनांक 
5-2-2008 के 
अनुसार क्षेत्रफल 
( लगभग) 


56 


7/875 


श्रीमती सन्तोष धर्मपत्नी श्री बलवान सिंह 


3.78 


क्षेत्रफल 5.65 वर्गगज पढ़ा जाए जोकि 
क्रमांक नं 0 49 पर अंकित है । 


57 


7/876 


श्री रामेश्वर पुत्र श्री प्यारे लाल 


4.95 


क्षेत्रफल 6.66 वर्गगज पढ़ा जाए जोकि 
क्रमांक नं 048 पर अंकित है । 


( हस्ता. )..., 


अधीक्षक अभियन्ता , 
झज्जर वृत्त , लोक निर्माण विभाग, 
( भवन तथा सड़क शाखा), झज्जर । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
( BUILDING & ROADS BRANCH), JHAJJAR CIRCLE 

CORPIGENDUM 


The 23rd May , 2008 
No. RA 02/9 .--In reference to notification under Section-IV No. RA 02/03, dated 17th January , 2008 , 
published in the Haryana Government Gazette , dated 5th February , 2008 for the work of constructing 2 - lanes 
ROB at level crossing No. 23- C in km 29/2-3 on Delhi- Bhatinda Railway line crossing, Bahadurgarh - Nahra 
Road , Bahadurgarh in Jhajjar District, where in the name of below mentioned property owners are hereby modified 
as under 


District 


Tehsil 


Locality Village/ H.B. No. 


2 


3 


Jhajjar 


Bahadurgarh 


Parnala 
H.B. No.36 


Modifications made as 


Sr. 
No. 


Property / 

H.No. 


per Gazette 


per actual 


Name of Owner as per Gazette Area in Sq.yd. as 
Notification dated 5-2-2008 

Notification dated 

5-2-2008 

(approximately ) 
Sh . Ghansham S/ o Sh. Sube Singh 28.75 


13 


5/529 


as 


14 


5/528 


15.14 


Sh . Jagdev Singh 
S / o Sh. Anand Singh 


as 


Name of the owner may be read 

Sh . Sampuran Singh Slo 
Sh . Prithi Singh 
Name of the owner may be read 

14. Sh. Jagdev Singh S / o 
Sh . Anand Singh 
14 ( a ) Sh. Ram Chander S / o Sh. 
Makhan Singh 
14( b ) Devender Singh S / o Sh . 
Baljeet Singh 
Name of the owner may be 
read as Smt . Tarawati W / o 
Sh . Baljeet Singh 

- 
Name of the owner may be 
read as Smt. Rajesh Devi W70 
Sh . Bijender Singh 


17 


5/502 


Sh. Baljeet S/ o Sh. Ran Singh 


18.03 


5/497 


Sh. Rajesh S/ o Sh. Bijender 


18.26 


624 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 1, 2008 (ASAR . 10 , 1930 SAKA) 


[ PART I 


Modifications made as 


Sr. 
No. 


per actual 


Property / Name of Owner as per Gazette Area in Sq.yd. as 
H.No. Notification dated 5-2-2008 

per Gazette 
Notification dated 

5-2-2008 
(approximately ) 


26 


5/465 


Sh . Basti Ram Slo Sh . Raje Ram 


25.78 


Name of the owner may be 
read as Smt. Santra Devi Wlo 
Sh . Basti Ram 


40 


7/931 


Sh . Karan Singh S /o Sh . Sukh Lal 


14.52 


Name of the owner may be 
read as Sh . Jai Narayan S / o 
Sh . Jodha Ram 


48 


7/862 


Sh . Suraj Bhan S /o Sh . Neki Ram 


6.66 


The area may 

be 

read as 
4.95 Sq . yd . mentioned at Sr. No.57 


49 


7/865 


5.65 


Smt. Bharpai Devi 
W /o Sh . Dhare Singh 


The area may be read as 3.78 Sq . yd . 
mentioned at Sr. No. 56 


50 


7/867 


4.97 


Sh . Swaraj Singh 
Slo Sh . Hanumant Singh 


The area may be read as 11.37 Sq.yd. 
mentioned at Sr. No. 55 


51 


71867 


3.36 


Sh . Swaraj Singh 
S /o Sh . Hanumant Singh 


Name of the owner may be read as 
Sh . Daya Chand S /o Sh . Dungar 
Singh 
The area may be read as 4.44 Sq.yd. 
mentioned at Sr. No. 54 


52 


Plot 


Sh . Ramesh S /o Sh . Karan Singh 


7.44 


The area may be read as 3.84 Sq.yd. 
mentioned at Sr. No. 53 


53 


Plot 


3.84 


Sh . Ram Chander 
Slo Sh . Lakhi Ram 


The area may be read as 7.44 Sq.yd. 
mentioned at Sr. No. 52 


54 


Plot 


Smt. Rishalo Wlo Sh . Ram Kumar 


4.44 


Name of the owner may be read as 
Smt. Risal Devi Wlo Sh . Ram Kumar 


The area may be read as 3.36 Sq.yd. 
mentioned at Sr. No. 51 


55 


7/874 


11.37 


Smt. Basanti Devi 
W / o Sh . Ram Chander 


The area may be read as 4.97 Sq.yd. 
mentioned at Sr. No. 50 


56 


7/875 


3.78 


Smt. Santosh 
W / Sh . Balwan Singh 


The area may be read as 5.65 Sq.yd. 
mentioned at Sr. No. 49 


57 


7/876 


Sh . Rameshwar S/o Sh . Pyare Lal 


4.95 


The area may be read as 6.66 Sq.yd. 
mentioned at Sr. No. 48 


( Sd.)... , 


Superintending Engineer , 
Jhajjar Circle , P.W.D. ( B & R Branch ) , 

Jhajjar . 


44301-C.S.-H.GP., Chd . 


